निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 441 ) 


30 श्रावण 1931 ( शO ) 
पटना , शुक्रवार , 21 अगस्त 2009 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

21 अगस्त 2009 
सं0 बी1 - 3 - 178 / 2009 - 59 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा - 67 के उपबंधों के अनुसरण में 
निम्नलिखित घोषणाएँ ( प्ररूप 23), जिसमें बिहार विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद् के निर्वाचित 
अभ्यर्थियों के नाम एवं पता दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

___ आर0 के0 प्रसाद , 
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

- सह - सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 


[नियम 84 (1) (क) देखिए ] 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
पटना स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप - नियम 1 के खंड क के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 
1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि बाल्मीकि सिंह, पिता - देवनारायण सिंह महल्ला 
पटेलनगर, सोनारू रोड, पोस्ट - फतुहा, जिला - पटना जो जनता दल ( यू) द्वारा खड़े किये गये हैं , उस सदन में रिक्ति को भरने के लिए 
सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं । 
स्थान – पटना 

(ह०) अस्पष्ट , 
तारीख – 15 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी, 
पटना स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 
- सह - जिला दंडाधिकारी, पटना । 


FORM 23 

[See rule 84 (1)(a)] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951. 
Election to the Bihar Legislative Council form Patna Local Authority 
Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951 , read with clause (a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961, I declare that — 

Sri Balmiki Singh S /o Sri Deo Narayan Singh sponsored by Janata Dal (U ) has 
been , duly elected to fill the seat(s ) in that House of a Bihar Legislative Council from 
Patna Local Authority Constituency . 


Place : Patna 
Date : 15th July 2009 


(Sd ./-) Illegible , 

Returning Officer, 
Patna Local Authority Constituency 

-Cum -District Magistrate , Patna . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


3 


प्ररूप 23 


[नियम 84 (1) (क) देखिए ] 
द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
बिहार विधान परिषद् के नालन्दा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप -नियम - 1, के खंड - क के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू यादव, जो मोहल्ला - भरावपर, मुरारपुर, पोस्ट -बिहारशरीफ, जिला - नालन्दा, जो लोक 
जन शक्ति पार्टी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए हैं , 

उस सदन में श्री कपिलदेव सिंह उर्फ मपिलदेव प्रसाद सिंह सदस्य, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 
को निवृत्त हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


( ह०) अस्पष्ट , 
स्थान : बिहारशरीफ 

रिटर्निंग आफिसर, 
तारीख : 15 जुलाई, 2009 

नालन्दा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 
FORM 23 

[ See rule 84 ( 1 )( a )] 
( For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Bihar Legislative Council from Nalanda Local Authority 
Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951 , read with clause ( a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules, 1961, I declare that — 

Shri Rajesh Kumar Singh alias Raju Yadav, Mo - Bharawper, Murarpur, P.o 
Biharsharif, Nalanda. sponsored by Lok Jan Shakti Party recognised political party has 
been duly elected to fill the seat( s ) in that House of a Bihar Legislative Council from 
Nalanda Local Authority Constituency member . Shri Kapildev Singh Alias Mapildev 
Singh retiring on 16th July 2009 on the expiration of their term of office . 


Place : Biharsharif 
Date : 15th July 2009 


(Sd ./-) Illegible, 

Returning Officer , 
Nalanda Local Authority Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 


[नियम 84 (1) (क) देखिए ] 

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
03 - गया - सह - जहानाबाद - सह - अरवल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार परिषद के सदस्य के लिए 

निर्वाचन 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1 ) के खण्ड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ठ उपबन्धों के अनुसरण में , मै घोषणा करता हूँ, कि : 

श्री अनुज कुमार सिंह, ग्राम + पो० - वोधी विगहा, थाना - डुमरिया, जिला - गया जो जनता दल यूनाइटेड द्वारा 
खडे किए गए है , 

उस सदन में 03 - गया - सह - जहानाबाद - सह - अरवल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य के 
विधान परिषद के सदस्य, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहें हैं , स्थान को भरने 
के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : गया 
तारीख : 15 जुलाई 2009 


( ह०) अस्पष्ट , 

निर्वाची पदाधिकारी, 
03 - गया - सह - जहानाबाद - सह - अरवल 

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 


-CUI 


FORM 23 

[ See rule 84( 1)(a)] 
( For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Bihar Legislative Council from 03 -Gaya - cum - Jehanabad -cum 
Arwal Local Authority Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause ( a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the conduct of 
Elections Rules , 1961, I declare that 

Shri Anuj Kumar Singh , Village + P .O .-Bodhi Bigha, P . S . - Dumaria, District 
Gaya sponsored by Janata Dal (United ) has been duly elected to fill the seat in that house 
of a Bihar Legislative Council Member retiring on 16th July 2009 on the expiration of 
their term of office . 
Place : - Gaya 

(Sd /-) Illegible , 
Date :- 15th July 2009 

Returning Officer, 
03 -Gaya -cum -Jehanabad -cum -Arwal 
Local Authority Constituency -cum 

District Magistrate, Gaya . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 


[नियम 84 (1) ( क) देखिए ] 
द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार विधान परिषद से 4 - औरंगाबाद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचन का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1 ) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री रंजन कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह , ग्राम – दशवतखाप टोले मिठईया , पो0 + थाना – मदनपुर , 
जिला- औरंगाबाद जो जनता दल ( यूनाइटेड ), द्वारा खड़े किए गए हैं । उस सदन में 1 (एक ) सदस्य - के , जो अपनी 
पदावधि के अवसान पर , 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो 
गए हैं । 
स्थान - औरंगाबाद 

(ह०) अस्पष्ट , 
तारीख – 15 जुलाई 2009 

रिटर्निंग ऑफिसर, 
औरंगाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 


FORM 23 

[ See rule 84 ( 1) ( a) ] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Legislative Council of BIHAR from the 4 -Aurangabad Local 
Authority constituency 

In pursuance of the provisions contained insection -66 of the “ representation of the 
People Act, 1951, read with clause (a ) of sub -rule ( 1) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961, I declare that 

Shri Ranjan Kr. Singh alias Munna Singh sponsored by Janata Dal (United), 
Village - Dashwatkhap Tole Mithaiya, P.o + P.S. - Madanpur, Dist. - Aurangabad has been 
duly elected to fill the seat in that House of a 1 ( ONE) member retiring on 16th July 2009 
on the expiration of their term of office . 


Place - Aurangabad 
Date - 15 July 2009 


(Sd ./-) Illegible , 

Returning Officer, 
4 - Aurangabad Local Authority constituency. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 

[नियम 84 (1) (क) देखिए ] 
द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
नवादा स्थानीय प्राधिकार , बिहार विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप -नियम - 1 के खंड- क के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा - 66 मे अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री सलमान रागीव, पता - मुस्लिम रोड, नवादा, जो जनता दल ( यूनाइटेड) द्वारा खड़े किए गए हैं , उस सदन में एक सदस्य, 
जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 16 जुलाई 2009 को निवृत्त हो रहे हैं, के स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित 
हो गए हैं । 
स्थान:- नवादा 

(ह०) अस्पष्ट , 
तारीख: - 15 जुलाई 2009 

रिटर्निंग ऑफिसर, 

नवादा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 
Form 23 


[ See rule 84 ( 1 )( a) ] 

For use in Biennial election when seat is contested 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the people 

Act 1951 . 
Election to the Legislative Council of Bihar from Nawada Local Authority 
Constituency . 

In pursuance of provisions contained in section -66 of the Representation of 
people Act 1951 read with the clause ( a ) of sub rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Election rule 1961, I declare that 

Shree Salman Ragiv , Muslim Road , Nawada sponsored by Janata Dal (United ) 
has been duly elected to fill the seat in that house of a member retiring on 16th July 2009 
on the expiration of his term of office. 


Place- Nawada 
Date - 15th July 2009 


(Sd ./-) Illegible, 

Returning Officer , 
Nawada Local Authority Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 

[नियम 84 (1) (क) देखिए ] 

द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
बिहार विधान परिषद् भोजपुर - सह - बक्सर स्थानीय प्राधिकारी के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप -नियम - 1 के खंड - क के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा - 66 मे अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री हुलास पाण्डे, मो0 न्यू एरिया वार्ड नं0 - 25, डालमियानगर, जिला - रोहतास जो निर्दलीय हैं, उस सदन में श्री लालदास 
राय सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से 
निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान - आरा 
तारीख - 15.07.2009 


( ह० ) अस्पष्ट, 
निर्वाची पदाधिकारी 

भोजपुर - सह - बक्सर 
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 


FORM 23 


[ See rule 84 ( 1 )( a ) ] 


( For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Bhojpur -cum -Buxar Local Authority Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the representation of the 
People Act, 1951, read with clause ( a ) of sub -rule ( 1) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules, 1961, I declare that 

Shree Hulas Pandey , Moh .- New Area Ward No.- 25 , Dalmiyanagar, District 
Rohtas sponsored by Independent has been duly elected to fill the seat(s ) in that house of 
a Shree Laldas Rai (s) retiring on 16th July 2009 on the expiration of their term of office . 
Place :- Ara 

(Sd ./-) Illegible , 
Date : - 15th July 2009 

Returning Officer, 

Bhojpur-cum- Buxar 
Local Authority Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 

(नियम 84 (1) ( क ) देखिए ) 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) । 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
रोहतास और कैमूर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन । । 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप - नियम (1) के खण्ड ( क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
की धारा - 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि 

श्री कृष्ण कुमार सिंह , ग्राम -तिलई, पो0 - रोपहथा, थाना- नोखा (पता), जो जनता दल ( यूनाईटेड) द्वारा खड़े किए गए है । 

उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे है, स्थान को 
भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : सासाराम 

( ह० ) अस्पष्ट , 
तारीख : 15 जुलाई 2009 

रिटर्निग ऑफिसर, 
रोहतास - सह - कैमूर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 
Form 23 

[See rule 84 (1 ) (a)] 
( For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 
Election to the Legislative Council of Bihar from the Rohtas -Cum -Kaimur Local 
Authorities Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961, I declare that 

Shri Krishna Kumar Singh , Village - Tilai, Post- Rophatha , P .s-Nokha . Sponsored 
by Janta Dal (United ) has been duly elected to fill the seat (s ) in that House of a One 

member ( s) retiring on 16th July 2009 onthe expiration of their termof office. 
Place : Sasaram 

( Sd./-) Illegible, 
Date : 15th July 2009 

Returing Officer, 

Rohtas - cum -Kaimur 
Local Authority Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 


[नियम 84 (1)(क)] 
द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा | 
बिहार विधान परिषद् के 08 - सारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन | 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम 1 के खंड क , के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 
1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री सलीम परवेज, मु0 - करीमचक, पो0 - छपरा साहेबगंज, थाना - नगर, जिला - सारण जो जनता दल ( यूनाइटेड) द्वारा खड़े 
किए गये हैं, उस सदन में श्री रघुवंश प्र0 यादव, सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे हैं , 
स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान: - छपरा 

( ह० ) अस्पष्ट , 
तारीख:- 15 जुलाई 2009 

रिटर्निग आफिसर, 

08 - सारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 
FORM 23 

[See rule 84 ( 1)(a )] 
( For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act , 1951. 
Election to the Bihar Legislative Council from 08 - Saran Local Authorities 
constituency 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1) of rule 84 of the conduct of 
Election Rules , 1961, I declare that 

___ Saleem Perwez , Moh.- Karim Chak, P. O .- Chapra Sahebganj, P.S.- Town, 
District- Saran sponsored by Janata Dal (United) has been duly elected to fill the seat in 
that House of a member Raghubansh Pd. Yadaw retiring on 16th July 2009 on the 
expiration of his term of office . 
Place : Chapra 

( Sd ./-) Illegible , 
Date : 15th July 2009 

Returning Officer, 
08 - Saran Local Authority Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 


[नियम 84 (1) ( क ) देखिए ] 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
9 - सिवान स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करती हूं कि - 

श्री मनोज कुमार सिंह, ग्रा0 + पो0 - प्रतापपुर, थाना - हुसैनगंज (सिवान) जो निर्दलीय द्वारा खडे किए गए है , 

उस सदन में एक सदस्य के , जो अपनी पदावधि के आवासन पर 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे है , 
स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : - सिवान 

( ह० ) अस्पष्ट , 
तारीख :- 15 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी 

सिवान स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 
FROM 23 

[ See rule 84 (1)(a)] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the people 

Act, 1951 . 
Election to the 9 - Siwan Local Authority Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of the 
people Act, 1951 , read with clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of Elections 
Rules , 1961, I declare that 

Manoj Kumar Singh , At + P . O .- Partappur, P . S .- Hussainganj sponsored by 
Independent has been , duly elected to fill the seat(s ) in that House of a one member(s ) 
retiring on 16th July 2009 on the expiration of their term of office . 
Place :- Siwan 

( Sd ./-) Illegible, 
Date : - 15th July 2009 

Returning Officer, 
9 - Siwan Local Authority Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 

(नियम 84 (1) क देखिए ) 
द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचना का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1) के खंड (क ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री सुनिल कुमार सिंह, ग्राम रामपुर माधो, पोस्ट - मनियारा कोठी, जिला गोपालगंज , जनता दल ( यूनाइटेड) द्वारा खड़े 
किए गए हैं , 

उस सदन में एक सदस्य, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे हैं , के स्थान के भरने 
के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : - गोपालगंज 

( ह०) अस्पष्ट , 
तारीख :- 15 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी, 
गोपालगंज स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

- सह -जिला पदाधिकारी, गोपालगंज । 


FORM 23 


[ See rule 84 (1 )( a)] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the 
People Act, 1951 . 

Election to Gopalganj Local Authorities constituency 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act , 1951, read with clause ( a) of sub- rule ( 1 ) of rule 84 of the conduct of 
Election Rules , 1961, I declare that 

Sri Sunil Kumar Singh , Village -Rampur Madho , P . O . -Maniyara Kothi, District 
Gopalganj, sponsored by Janata Dal (United ) has been duly elected to fill the seat in that 
House of Legislative Council of Bihar from the Gopalganj Local Authorities 
Constituency retiring on 16 .07 . 2009 on the expiration of his term of office . 
Place : Gopalganj 

(Sd ./-) Illegible , 
Date: 15th July 2009 

Returning Officer, 
Gopalganj Local Authority Constituency 

-cum -District Magistrate , Gopalganj. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 

(नियम 84 (1) क देखिए) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन की घोषणा । 
पश्चिम चम्पारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचन । 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियम 84 के उप नियम (1) के खण्ड " क " के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 
1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुशरण में मैं घोषणा करता हूँ कि श्री राजेश राम, ग्राम + पो0 नरईपुर, थाना बगहा, जिला 
पश्चिम चम्पारण, जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं , उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो 
गये हैं । 
स्थान : बेतिया 

(ह०) अस्पष्ट , 
तिथि : 15 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी , 
पश्चिम चम्पारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 
- सह -जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण , बेतिया । 


FORM 23 

[ See rule 84 ( 1 ) (a )] 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Legislative Council of Bihar from the West Champaran Local 
Authorities constituency 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a) of sub -rule (1) of rule 84 of the Conduct of 
Election Rules , 1961, I declare that 

___ Rajesh Ram, Village + Post - Naraipur, P. S.- Bagha, District - West Champaran 
sponsored by Janata Dal (United ) has been duly elected to fill the seat in that House . 
Place : Bettiah 

(Sd./-) Illegible , 
Date: 15th July 2009 

Returning Officer, 
West Champaran Local Authority 
Constituency -cum -DistrictMagistrate , 

West Champaran , Bettiah . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 अगस्त 2009 


13 


प्ररूप 23 


(नियम 84 (1 ) ( क ) देखिए) 

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 के अधीन चिन के परिणाम की घोशणा । 
पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिशद का चुनाव 2009 के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम (1 ) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विश्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोशणा करता हूँ कि 

श्रीमती रेणु सिंह, ग्राम - आनन्दपुर खरौना , पो0 - बाड़ा दाउद , थाना - पारू , जिला -मुजफ्फरपुर जो निर्दलीय 
द्वारा खड़े की गई है , 

उस सदन में विधान परिषद् सदस्य के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत हो 
रहे है, स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई है - 
स्थान - मोतिहारी 

( ह०) अस्पष्ट , 
तारीख - 16 जुलाई 2009 

रिटर्निंग ऑफिसर 
पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 
FORM 23 

[ See rule 84 (1 ) ( a)] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951. 
Election to the * EAST CHAMPARAN LOCAL AUTHORITIES CONSTITUENCY 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the people Act, 1951, read with clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules, 1961, I declare that 

Smt. Renu Singh, Vill.- Anandpur Kharoni, P. O - Bara daud , P. S - Paru , Distt. 
Muzaffarpur sponsored Independent has been , duly elected to fill the seat (s ) in that House 
of a Legislative Council member (s ) retiring on 16 July 2009 on the expiration of their 
term of office . 
Place - Motihari 

(Sd ./-) Illegible , 
Date - 16th July 2009 

Returning Officer, 
East Champaran Local Authority. 


14 


बिहार गजट ( असाधारण) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 


नियम 84 (1) (क) देखिए 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 
मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचन 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1) के खण्ड (क ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व , 1951 
की धारा -66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि : 

श्री दिनेश प्रसाद सिंह , ग्राम - दाउदपुर , पो0 - पारू, थाना - पारू, प्रखण्ड - पारू , जिला -मुजफ्फरपुर जो जनता दल ( यूनाइटेड ) 
द्वारा खड़े किए गए है, 

उस सदन में बिहार विधान परिषद् सदस्य के जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे है , 
स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : - मुजफ्फरपुर 

( ह० ) अस्पष्ट , 
तारीख :- 15 जुलाई 2009 

रिटर्निग ऑफिसर 
मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 


FORM 23 

[See rule 84 ( 1)(a )] 
( For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Bihar Legislative Council from the Muzaffarpur Local Authorities 
constituency 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the representation of the 
People Act, 1951, read with clause ( a ) of sub -rule ( 1) of rule 84 of the Conduct of 
Election Rules, 1961, I declare that 

Sri Dinesh Prasad Singh, Village- Daudpur, P. O .- Paroo , P. S .- Paroo , Block - Paroo , 
Distt.- Muzaffarpur sponsored by Janata Dal (United ) has been duly elected to fill the 
seat in that House of Legislative Council Member retiring on 16th July 2009 on the 
expiration of his term of office . 
Place: Muzaffarpur 

(Sd ./-) Illegible , 
Date: 15th July 2009 

Returning Officer, 
Muzaffarpur Local Authority Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


15 


प्ररूप 23 


[नियम 84 (1) ( क ) देखिए ] 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
वैशाली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद * के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 84 के उप -नियमम (1) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मै घोषणा करता हूँ कि 

श्री राजेन्द्र राय , एस0डी0ओ0 रोड , हाजीपुर 844101 वैशाली जो लोक जन शक्ति पार्टी द्वारा खड़े किए 
गए है , 

उस सदन में जगन्नाथ राय सदस्य के जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत हो 
रहे है, स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान - हाजीपुर 

( ह०) अस्पष्ट , 
तारिख - 15 जुलाई 2009 

रिटर्निग ऑफिसर, 
वैशाली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 


FORM 23 

[ See rule 84 (1)(a)] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Bihar Legislative Council from Vaishali Local Authority 
Constituency 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of 
elections Rules, 1961, I declare that - 

Shri Rajendra Rai S . D . O . Road , Hajipur, 844101, Vaishali sponsored by Lok Jan 
Shakti Party has been duly elected to fill the seat(s) in that House of a Jagannath Rai 
member(s ) retiring on 16th July 2009 on the expiration of their term of office . 
Place - Hajipur 

( Sd ./-) Illegible , 
Date - 15th July 2009 

Returning Officer, 
Vaishali Local Authority Constituency. 


16 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 


[नियम 84(1)(क) देखिए ] 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा -66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार विधान परिषद के सीतामढ़ी- सह -शिवहर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचकों का संचालन नियम 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1) के खंड (क ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में , मैं घोषणा करता हूँ कि 

श्री बैद्यनाथ प्रसाद, शंकर चौक, वार्ड नं0 – 2, डुमरा, सीतामढ़ी जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं , 

उस सदन में एक सदस्य के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई, 2009 को निवृत हो रहे हैं , स्थान को भरने के 
लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान - सीतामढ़ी 

(ह०) अस्पष्ट , 
तारीख - 15 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी, 

सीतामढ़ी - सह -शिवहर 
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 


FORM 23 


[ See rule 84 ( 1 )( a) ] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 


Election to the Bihar Legislative Council from the Sitamarhi -cum - Sheohar Local 
Authorities Constituency . 

In pursuance of theprovisions contained in section -66 of the Representation of the 
People Act, 1951 read with clause (a ) of sub -rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of Election 
Rules, 1961, I declare that- Sri Baidyanath Prasad, Shankar Chowk, Ward No. 2, Dumra, 
District -Sitamarhi, sponsored by Bharatiya Janata Party has been , duly elected to fill the 
seat in that House of one member retiring on 16th of July, 2009 on the expiration of their 
term of office . 
Place : Sitamarhi 

( Sd./-) Illegible, 
Date : 15th July 2009 

Returning Officer 

Sitamarhi -cum - Sheohar 
Local Authority Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


17 


प्ररूप 23 


[नियम 84 (1 ) ( क ) देखिए] 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो , ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
16 - दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उप -नियमम (1) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री मिश्री लाल यादव , पिता - श्री कुंजु यादव , ग्राम - पचाढ़ी ( गोसाई टोल) पोस्ट - पचाढ़ी, भाया - रैयाम 
फैक्ट्री, जिला - दरभंगा ( पता), जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए है , 

उस सदन में 16 - दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान परिषद् 
सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए 
सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : लहेरियासराय ( दरभंगा) 

(ह०) अस्पष्ट , 
तारीख : 15 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी । 
16 - दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी 

निर्वाचन क्षेत्र । 


FORM 23 


[ See rule 84 ( 1 ) ( a) ] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the 

People Act 1951 
Election to the Legislative Council of Bihar from 16 -Darbhanga Local Authorities 
Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Election Rules . 1961, I declare that 

Sri Mishri Lal Yadav , S / O Kunju Yadav , Village - Pachadhi (Gosain Tol), Post 
Pachadhi, Via – Raiyam Factory , District- Darbhanga, sponsored by Rahsitrya Janata 
Dal has been duly elected to fill the seat( s) in that House of a Legislative Council of 
Bihar ( state ) from 16 - Darbhanga Local Authorities Constituency member( s) retiring on 
16h July 2009 on the expiration of their term of office . 
Place: Laheriasarai (Darbhanga ) 

(Sd ./-) Illegible , 
Date : 15th July 2009 

Returning Officer, 
16 -Darbhanga , Local Authority Constituency . 


18 


बिहार गजट ( असाधारण) , 21 अगस्त 2009 


प्ररुप 23 

( नियम 84 -(1) क देखिए ) 
द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो , 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
17 - समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1) के खंड ( क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 
1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपवन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि : - 

श्रीमती रोमा भारती , पता – ग्राम - खरीदावाद मगरदही, पो0 + थाना + जिला - समस्तीपुर जो राष्ट्रीय जनता दल मान्यता 
प्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े की गई है , 

इस सदन में श्री हरि नारायण चौधरी ( सदस्य) के जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे हैं , 
स्थान को भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गई हैं । 
स्थान : - समस्तीपुर 

( ह० ) अस्पष्ट, 
तारीख : - 15 जुलाई 2009 

रिटर्निंग ऑफिसर 

17 - समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 
FORM 23 

[ See rule 84 ( 1 )( a )] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Bihar Legislative council form 17 -Samastipur Local Authority 
Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules, 1961, I declare that — 

Smt. Roma Bharti, Vill-Kharidabad Magardahi, PO + PS + Dist- Samastipur 
sponsored by Rashtriya Janata Dal has been , duly elected to fill the seat(s ) in that House 
of a Hari Narayan Chaudhary member (s ) retiring on 16th July 2009 on the expiration of 
their term of office . 
Place : Samastipur 

(Sd ./-) Illegible , 
Date : 15th July 2009 

Returning Officer, 
17 -Samastipur, Local Authority Constituency. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


19 


प्ररूप 23 


नियम 84 (1) ( अ) देखिए 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
बिहार विधान परिषद् के मुंगेर - सह - जमुई -सह -लखीसराय - सह - शेखपुरा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 
निर्वाचन 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1) के खण्ड ( क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 की धारा -66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि : 

श्री संजय प्रसाद, पिता - विष्णुदेव सिंह, ग्राम - सनकुरहा, पो0 - खड़सारी, प्रखंड + थाना +जिला - जमुई, जो राष्ट्रीय जनता दल 
द्वारा खड़े किए गए है, 

उस सदन में 01 सदस्य के जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे हैं , स्थान को भरने के 
लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : - मुंगेर 

( ह०) अस्पष्ट , 
तारीख : - 16 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी 
मुंगेर - सह - जमुई - सह - लखीसराय - सह - शेखपुरा 

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 
- सह - जिला पदाधिकारी, मुंगेर | 


FORM 23 

[ See rule 84( 1 )( a ) ] 
( For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Bihar State Council Munger- cum -Jamui-cum -Lakhisarai - cum 
Sheikhpura Local Authorities constituency 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the representation of the 
People Act, 1951, read with clause ( a ) of sub -rule ( 1) of rule 84 of the Conduct of 
Election Rules, 1961, I declare that 

Sri Sanjay Prasad , S /o - Vishnudeo Singh , Vill - Sankuraha, P . O . -Kharhsari , 
Block + Thana + Distt.- Jamui sponsored by Rashtriya Janata Dal has been duly elected to 
fill the seat (s ) in that House of 01 ( Member( s ) retiring on 16th July 2009 on the 
expiration of his term of office . 
Place: Munger 

(Sd ./-) Illegible , 
Date : 16th July 2009 

Returning Officer, 
Munger - cum -Jamui-cum -Lakhisarai- cum - Sheikhpura 

Local Authority Constituency 
- cum - District Magistrate , Munger . 


बिहार गजट ( असाधारण) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 


नियम 84 (1) (क) देखिए 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 
बेगूसराय - सह - खगड़िया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1) के खण्ड ( क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि : 

श्री रजनीश कुमार, ग्राम + पो0 - मेहदौली, थाना - भगवानपुर, जिला - बेगूसराय, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए है, 

उस सदन में बिहार विधान परिषद् सदस्य के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे 
हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : - बेगूसराय 

( ह० ) अस्पष्ट , 
तारीख :- 15 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी 
बेगूसराय - सह - खगड़िया 

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 
FORM 23 

[ See rule 84 ( 1 )( a )] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Begusarai-cum -Khagaria Local Authority Constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Election Rules , 1961, I declare that 

Sri Rajnish Kumar, At + P. O .- Mehdauli, P. S .- Bhagwanpur, Dist. - Begusarai 
sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat (s) in that House 
of a Bihar Legislative Council member, retiring on 16 - 07 - 2009 on the expiration of their 
termof office. 
Place : Begusarai 

( Sd ./-) Illegible , 
Date : 15 - 07- 2009 

Returning Officer 
Begusarai- cum -Khagaria 
Local Authority Constituency 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 अगस्त 2009 


21 


प्ररूप 23 

नियम 84 (1) (क) देखिए 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 
बिहार विधान परिषद् के सहरसा - सह -मधेपुरा - सह - सुपौल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1) के खण्ड ( क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि : 

श्री मो0 ईसराइल राइन, पिता स्व0 बंगाली राइन, इस्लामिया चौक, वार्ड नं0 15, गंगजला, सहरसा जो लोक जन शक्ति 
पार्टी द्वारा खड़े किये गए हैं , 

उस सदन में बिहार विधान परिषद् सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे 
हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : सहरसा 

( ह० ) – अस्पष्ट , 
तारीख : 16 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी, 
सहरसा - सह - मधेपुरा- सह - सुपौल 
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 


Sa - CU 


ura - cum 


FORM 23 

[ See rule 84 ( 1 )( a )] 
( For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Legislative Council of Bihar form Saharsa -cum -Madhepura - cum 
Supaul Local Authority Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951 , read with clause (a ) of sub -rule ( 1) of rule 84 of the Conduct of 
Election Rules, 1961, I declare that 

Sri Md . Israil Rain, S/ o Late Bangali Rain, Ishlamia Chowk, W . No. - 15 , 
Gangjala, Saharsa sponsored by Lok Jan Shakti Party has been duly elected to fill the 
seat( s ) in that House of a Local Authority Constituency of Bihar Legislative Council 
member (s ) retiring on 16th July 2009 on the expiration of their term of office . 
Place : Saharsa 

(Sd ./-) Illegible , 
Date : 17th July 2009 , 

Returning Officer, 
Saharsa -cum -Madhepura - cum - Supaul 

Local Authority Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 

नियम 84 (1) ( क) देखिए 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा -66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 
भागलपुर - सह - बांका स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1) के खण्ड ( क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा - 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि : 

श्री मनोज यादव, ग्राम - ढाका, पो0 - ढाकामोड़, बाँका, जो स्वतंत्र द्वारा खड़ेकिए गए है । 

उस सदन में बिहार विधान परिषद् सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 16 जुलाई 2009 को । 
हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : - भागलपुर 

( ह० ) - अस्पष्ट , 
तारीख : - 15 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी, 

भागलपुर - सह - बांका 

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 
FORM 23 

[ See rule 84 ( 1 )( a) ] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Legislative Council of Bihar (State ) form the Bhagalpur -cum 
Banka Local Authority Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Election Rules , 1961, I declare that — 

Shri Manoj Yadav, Vill.- Dhaka, P. O .- Dhakamor, Banka sponsored by 
Independent has been duly elected to fill the seat in that House of a Legislative Council 
of Bihar member retiring on 16th July 2009 on the expiration of their term of office . 
Place : Bhagalpur 

( Sd ./-) Illegible, 
Date : 15th July 2009 

Returning Officer, 

Bhagalpur-cum -Banka 
Local Authority Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 अगस्त 2009 


23 


प्ररूप 23 


[नियम 84 क देखिए 

द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो , 
मधुबनी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के उप - नियम के खण्ड क, के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं धोषणा करता हूँ कि : 

श्री बिनोद कुमार सिंह, ग्राम - बेहट पथराही टोल, पोस्ट - झंझारपुर ( आर. एस.) जिला मधुबनी, जो जनता दल ( यूनाइटेड) 
द्वारा खड़े किए गए है , 

उस सदन में एक . सदस्य के जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई 2009 को निवृत हो रहे हैं , स्थान को भरने के 
लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : मधुबनी 

( ह० ) - अस्पष्ट , 
तारीख :15 जुलाई 2009 

रिटर्निंग ऑफिसर 
मधुबनी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 


FORM 23 

[ See rule 84 ( 1) (a )] 
(for use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act, 1951 . 
Election to the Bihar Legislative Council Madhubani Local Authority 
Constituency. 

In Pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub -rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961, I declare that 

Sri Binod Kumar Singh , Village - Behat Pathrahi tol, Post -Jhanjharpur ( R .S .), 
District-Madhubani, sponsored by Janata Dal (United ) has been , duly elected to fill the 
seat (s ) in that House of One member retiring on 16th July 2009 on the expiration of their 
term of office. 
Place : Madhubani 

(Sd ./-) Illegible , 
Date : 15th July 2009 

Returning Officer 
Madhubani Local Authority Constituency - Cum 

District Magistrate, Madhubani. 


24 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 अगस्त 2009 


प्ररूप 23 

[नियम 84 (1) (क) देखिए] 
द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
बिहार विधान परिषद के पूर्णिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उप -नियम (1) के खण्ड (क ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा - 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि : 

डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, दिलावरगंज, एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, किशनगंज , जो भारतीय जनता पार्टी, द्वारा खड़े 
किए गए है, उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है । 
स्थान – पूर्णियाँ महाविद्यालय, पूर्णियाँ 

( ह० ) अस्पष्ट , 
तारीख – 16 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी , 

पूर्णिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र । 
Form - 23 

[ See rule- 84( 1 ) ( a) ] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act 1951 
Election to the Purnea Local Authorities , Bihar Legislative Council 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules, 1961 , I declare that Dr. Dilip Kumar Jaiswal, Dilawarganj, M . G . M . 
Medical College , Kishanganj (Address ) Sponsored by Bharatiya Janata Party has been 
duly elected to fill the seats in that house . 
Place: Purnea College , Purnea . 

(Sd ./-) Illegible, 
Date : 16th July 2009 

Returning Officer 
Purnea Local Authority . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 अगस्त 2009 


25 


प्ररूप 23 

[नियम 84 (1) (क) देखिए] 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
कटिहार स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद् के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप - नियम (1 ) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री अशोक कुमार अग्रवाल , कटिहार पोस्ट एवं जिला - कटिहार जो भारतीय जनता पार्टी मिरचाईबाड़ी, द्वारा 
खड़े किए गए हैं , 

उस सदन में बिहार विधान परिषद सदस्य , के जो अपने पदावधि के अवसान पर तारीख, मास और वर्ष, 
को निवृत्त हो रहे है, स्थान, स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : कटिहार 

__ (ह०) अस्पष्ट , 
तारीख : 15 जुलाई 2009 

निर्वाची पदाधिकारी , 
कटिहार स्थानीय प्राधिकारी , निर्वाचन क्षेत्र 

- सह -जिला पदाधिकारी, कटिहार । 


FORM 23 

[See rule 84 (1)(a)] 
( For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section -66 of the Representation of the People 

Act , 1951. 
Election to the Katihar Local Authority Constituency 

In pursuance of the provisions contained in section -66 of the representation of the 
People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1) of rule 84 of the conduct of 
Election Rules , 1961, I declare that - 

Ashok kumar Agrwal , Mirchaibari Post+ Dist. -Katihar sponsored by Bharatiya 
Janata Party has been , duly elected to fill the seat( s ) in that house of a Bihar Legislative 
Council member (s) retiring on (date , month and year ) on the expiration of their term of 
office. 
Place : Katihar 

( Sd ./-) Illegible, 
Date : 15th July 2009 

Returning Officer, 
Katihar Local Authority Constituency 

- cum -District Magistrate, Katihar. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 441-571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


